रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L -33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 
. भाग 1 - खण्ड उप - खण्ड (iii ) 
PARTI - Section3 - Sub -section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 11 , 2011 / श्रावण 20 , 1933 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11 , 2011/ SRAVANA 20, 1933 


सं . 31] 
No. 31 ] 


भारत निर्वाचन आयोग 

आदेश 

नई दिल्ली , 8 अगस्त, 2011 
आ . अ. 39 ( अ). -- यत: भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट हरियाणा 
विधान सभा के लिए अक्तूबर , 2009 में हुए साधारण निर्वाचन, जो स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट तदनुरूप निर्वाचन- क्षेत्र से हुआ है , के स्तम्भ ( 4 ) 
में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
यथाअपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे ; और 

____ यतः उक्त अभ्यर्थियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है और/ अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन , यदि कोई हो , पर विचार करने के पश्चात् भारत निर्वाचन आयोग का यह 
समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है । 

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 - क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4 ) 
में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और 
होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरहित घोषित करता है । 

सारणी 
क्र . सं. निर्वाचन का विवरण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लडने वाले अभ्यथी का निरर्हता का कारण 

की क्रम संख्या एवं नाम नाम और पता श्री / सर्वश्री/ श्रीमती 
1 _ _ _ 2 

_ _ _ 
1. हरियाणा विधान सभा 21 - करनाल 

अशोक , 

निर्वाचन व्ययों का कोई 
2009 के लिए साधारण 

125, दयाल सिंह कालोनी , भी लेखा दाखिल करने 
निर्वाचन 

करनाल , हरियाणा । 

में असफल रहे । 
_ 2 - वही 

- वही लाल सिंह , 

- वही 
305 , गली सं. 1 , ब्रह्म नगर, 
हॉसी रोड , करनाल , हरियाणा । 


5 


3098 GI/ 2011 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec.3(111)] 


2 
3. funt fa 177 21 - GO 

आनन्द प्रकाश , 

निर्वाचन व्ययों का कोई 
2009 FOTO HURU 

692/9, 14 SAT, HET भी लेखा दाखिल करने 
निर्वाचन 

GER , 1916 , f un ! में असफल रहे । 
: 4. . - 

. -087 मुलख राज , 

- of 
1460 /3 , 377110 TRE , 
करनाल , हरियाणा । 
( 77). # . 76 / fon - f4.7112009( 5 ) ] 

आदेश से, 

शंगारा राम , प्रधान सचिव 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 

New Delhi, the 8th August, 2011 
O .N . 39 (E ) . Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidates specified in 
column (4 ) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly ofHaryana held in October, 2009 as 
specified in column (2) and held from constituency correspondingly specified in column (3 ) against their names have failed 
to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the Table, as required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder; and 

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due 
notice by the Election Commission of India or after considering the representations made by them , if any, the Election 
Commission of India is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure. 

Now , therefore , in pursuance of Section 10A ofthe Representation of the People Act, 1951, the Election Commission 
of India hereby declares the persons specified in column (4 ) of the Table enclosed to be disqualified for being chosen as , 
and forbeing , a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/ 
Vnion Territory for a period of three years from the date of this order. 

TABLE 


Sl. 


- 


Particulars of 
Election 


No. and Nameof 
Assembly Constituency 


Name and address of 
contesting candidate 


Reason for 
disqualification 


3 


21-Kamal 


General Election 
to the Legislative 
Assembly, 2009 

- Do 


- Do 


Shri Ashok , 

Failure to lodge 
125 ,Dayal Singh Colony , account of election 
Kamal, Haryana . 

expenses . 
Shri Lal Singh , 

- Do 
305 , Gali No. 1, Brahm Nagar , 
Hansi Road, Karnal, Haryana. 
Shri Anand Prakash , 

-Do 
692 /9, Roop Colony, Sadar 
Bazar,Karnal,Haryana . 
Shri Mulakh Raj, 
1460 /3, Ashok Nagar , 
Karnal, Haryana. 

[ F. No. 76 /H .N .-LA /2009 (5)] 

By Order, 
SHANGAR RAM , Prd . Secy. 


- Do 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


